रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


सत्यमेव जयते 

भारत 
का राजपत्र 
The Gazette of India 


REGISTERED No. DL— ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


सी . जी . डी . एल . सा . - 10122022-240963 


- 


CG - DL - W - 10122022-240963 


1-362 GI / 2022 


साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 50 ] नई दिल्ली , शनिवार , दिसम्बर 10– दिसम्बर 16 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 1944 ) 
No. 50 ] NEW DELHI , SATURDAY , DECEMBER 10— DECEMBER 16 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 21 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 30 नवम्बर 2022 

सं . आरएस /12/23/2022/स्था.(सा . ) – डॉ . सुमन्त कुमार भौमिक , अपर निदेशक ( भाषान्तरण ) के स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को 
स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें केन्द्रीय सिविल सेवा ( पेंशन ) नियमावली , 2021 के नियम 43 के अधीन 30 नवम्बर , 2022 के 
अपराह्न से सेवानिवृत्त किया जाता है । 

शशि भूषण , निदेशक 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 2 दिसम्बर 2022 

सं . 23011/232/2022 - बी . पी . आर एंड डी – राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ( आर . आर . यू . ) . गुजरात के शासी निकाय के गठन के संबंध में 
भारत का राजपत्र , भाग- 1 , खंड -2 में दिनांक 30 जून , 2021 को प्रकाशित भारत सरकार , गृह मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या -23011 / 98 / 2020 - बीपीआरएंडडी के आंशिक संशोधन में और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय अधिनियम , ( 2020 का 31 ) की धारा 13 
की उप - धाराओं ( 1 ) और 2 ( ञ ) , द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार श्री श्रीराम तरानीकंती , अतिरिक्त सचिव व वित्तीय 
सलाहकार , गृह मंत्रालय , भारत सरकार , नई दिल्ली को श्री रजित पुन्हानी के स्थान पर शासी निकाय में सदस्य के रूप में तत्काल प्रभाव से 
नियुक्त करती है । 

डब्ल्यू . हिटलर , अवर सचिव 


( 1051 ) 


1052 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 10 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 1944 ) 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 5 दिसम्बर 2022 

सं . 39019 / 04 / 2020 - स्था . ( ख ) ( भाग ।। ) – राष्ट्रपति , श्रीमती प्रीति सूदन को दिनांक 29th नवंबर , 2022 पूर्वाह्न से छह वर्ष की अवधि 
के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक , जो भी पहले हो , सदस्य , संघ लोक सेवा आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं । 

" 

एस पी पंत , निदेशक 


[ भाग I— खण्ड 2 


नई दिल्ली , दिनांक 18 नवम्बर 2022 

सं . 13017/35/2022 - अ . भा . से . - I– भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार , एतदद्वारा सुश्री प्रतिभा सिंह , आईएएस 
( तेलंगाना : 2020 ) का श्री आदित्य लांगेह , आईपीएस ( उत्तर प्रदेश : 2016 ) से विवाह करने के आधार पर तेलंगाना संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में 
स्थानांतरण करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं . 13017/36/2022 - अ.भा.से. - 1 – भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम , मेघालय की राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार , एतदद्वारा सुश्री पल्लवी 
सरकार , आईएएस ( असम - मेघालय : 2017 ) का श्री सूरज सिंह , आईएफएस ( एजीएमयूटी : 2017 ) से विवाह करने के आधार पर असम - मेघालय 
संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


दिनांक 21 नवम्बर 2022 

सं . 22012 / 24 / 2021 - अ.भा.से. - 1 – भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , ओए सं . 1487/2021 में प्रबुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण , प्रधान पीठ , नई दिल्ली के दिनांक 
31.08.2022 के आदेश के अनुपालन में एतदद्वारा दिनांक 01.11.2022 से श्री तुषार सिंगला , आईएएस ( पश्चिम बंगाल : 2015 ) का सुश्री नवजोत 
सिमी , आईपीएस ( बिहार : 2018 ) से विवाह करने के आधार पर पश्चिम बंगाल संवर्ग से बिहार संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


सं . 22012 / 35 / 2021 - अ.भा.से.- I– भारतीय प्रशासनिक सेवा ( संवर्ग ) नियमावली , 1954 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार , ओए सं . 2061/2021 में प्रबुद्ध केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण , प्रधान पीठ , नई दिल्ली के दिनांक 
31.08.2022 के आदेश के अनुपालन में एतदद्वारा दिनांक 27.10.2022 से सुश्री रेणु सोगन , आईएएस ( पश्चिम बंगाल : 2019 ) का श्री हितेश 
कुमार मीणा , आईएएस ( हरियाणा : 2019 ) से विवाह करने के आधार पर पश्चिम बंगाल संवर्ग से हरियाणा संवर्ग में स्थानांतरण करती है । 

उदय भान सिंह , अवर सचिव 


विदेश मंत्रालय 
[ प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( पी ) का कार्यालय ] 


नई दिल्ली , दिनांक 6 दिसंबर 2022 

सं . डी III / 460 / सी एफ -25 / 2022 - भारत की राष्ट्रपति कोलकाता में रवांडा गणराज्य के मानद कोंसुल के रूप में श्री रुद्र चटर्जी की 
नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं । 


श्री रुद्र चटर्जी के कोंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल , असम , अरुणाचल प्रदेश , मणिपुर , मेघालय , मिज़ोरम , नागालैंड , सिक्किम और 
त्रिपुरा राज्य होंगे , जिसका केंद्र कोलकाता होगा । 

सुरेश कुमार शर्मा , प्रोतोकॉल उप प्रमुख ( पी ) 


J 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 10 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 1944 ) 


1053 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 1 दिसम्बर 2022 

सं . 81 : ( फा.सं. ए -38011 / 1 / 2022 - प्रशा . ) — अधिवर्षिता की आयु होने पर श्री तरूण बजाज , भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( आईएएस : 1988 ) के अधिकारी , जो सचिव , राजस्व के पद पर तैनात थे , दिनांक 30.11.2022 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

संदीप गहलोत , अवर सचिव 


सं . 82 : ( फा.सं. ए -38014 / 14 / 2022 - प्रशा . ) — अधिवर्षिता की आयु होने पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी , श्री मंजीत कुमार 
विज , जो राजस्व विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात थे , दिनांक 30.11.2022 ( अपराह्न ) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 
संदीप गहलोत , अवर सचिव 


सं . 83 : ( फा.सं. ए -19011 / 15 / 2022 - प्रशा . ) – भारत के राष्ट्रपति , श्री संजय मल्होत्रा , आईएएस ( आरजे : 1990 ) को दिनांक 
01.12.2022 ( पूर्वाह्न ) से तथा अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , राजस्व विभाग , वित्त मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं । 

संदीप गहलोत , अवर सचिव 


कोयला मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 6 दिसम्बर 2022 

सं . ए -19 / 4 / 2018- स्थापना – राष्ट्रपति , सुश्री विस्मिता तेज , आईआरएस ( आईटी -90 ) को दिनांक 28 नवंबर 2022 ( पूर्वाह्न ) से 
कोयला मंत्रालय में अगले आदेशों तक अपर सचिव नियुक्त करते हैं । 

किशोर कुमार , अवर सचिव 


सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 30 नवम्बर 2022 

सं . ए -12031 / 2 / 2022 केवीआई ( 2 ) 

– राष्ट्रपति , श्री विनित कुमार , आईआरएसईई ( 1994 ) को खादी और ग्रामोद्योग आयोग , मुम्बई 

में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पे - लेवल 14 ( 1,44,200 रु . 2,18,200 / - ) के साथ 21 नवम्बर , 2022 के पूर्वाह्न से दिनांक 08.10.2024 
तक सात वर्ष के संयुक्त कार्यकाल या अगले आदेशों तक , जो भी पहले हो , के लिए सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

विपुल गोयल , संयुक्त सचिव 


पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 
नई दिल्ली , दिनांक 28 अक्तूबर 2022 


सं . 17016/8/2022 - आईएफएस -1 – भारतीय वन सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1966 के नियम 5 के उप - नियम ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार द्वारा तेलंगाना सरकार और केरल सरकार की सहमति से , श्री दिनेश कुमार जी , आईएफएस ( टीजी : 2019 ) , 
भारतीय वन सेवा के बैच 2019 के अधिकारी का विवाह के आधार पर तुरंत प्रभाव से तेलंगाना से केरल संवर्ग में स्थानांतरण किया जाता है । 

जे . एस . कंठ , अवर सचिव 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली -110011 , दिनांक 30 नवम्बर 2022 

सं . ए . 12025 / 09 / 2021 - सीएचएस- III- राष्ट्रपति महोदय , डॉ . श्वेता गुप्ता को दिनांक 28.12.2021 के पूर्वाह्न से परिवीक्षा पर , 
अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में ट्यूबरक्लोसिस और चेस्ट डिसिजेस विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के 
पद पर नियुक्त करते हैं । 


विवेक नारायण , अवर सचिव 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 10 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 1944 ) 

[ भाग I— खण्ड 2 

J 

सं . ए . 12025 / 23 / 2021 - सीएचएस- III– राष्ट्रपति महोदय , डॉ रश्मि वर्मा को दिनांक 06.01.2022 के पूर्वाह्न से परिवीक्षा पर अगले 
आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप - संवर्ग में बायोकेमिस्ट्री विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करते हैं । 

विवेक नारायण , अवर सचिव 


1054 


आयुष मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 21 नवम्बर 2022 

सं . ए . 19011/19/2020 ई .11 – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 नवंबर , 2022 के आदेश सं . 3/11/2022 सीएस .। ( डी ) के 
अनुसरण में श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज ( सीएसएल नं . 6291 ) को 7 नवंबर , 2022 ( पूर्वाह्न ) से पे - मैट्रिक्स लेवल 13 ( 1,23,100-2,15,900 / 
रुपए ) में वर्ष 2022 की केंद्रीय सचिवालय सेवा की चयन सूची के निदेशक ( वरिष्ठ चयन ग्रेड ) के पद पर आयुष मंत्रालय में नियुक्त किया जाता है । 


2. एसएसजीएसएल 2022 में श्रीमती विजयलक्ष्मी भारद्वाज का समावेशन , श्री जरनैल सिंह व अन्य बनाम लछमी नारायण गुप्ता एवं 
अन्य तथा अन्य संबंधित मामलों में एसएलपी ( सी ) संख्या 30621/2011 से उत्पन्न 2022 की सिविल अपील संख्या 629 में भारत के माननीय 
उच्चतम न्यायालय के अगले आदेशों के अध्यधीन होगा । 


दिनांक 22 नवम्बर 2022 

सं . ए . 12025/3/2022 - ई - 1 – संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 10.02.2022 के पत्र सं . एफ .1 / 152 ( 72 ) / 2019 - आर के तहत 
संस्तुतियों के फलस्वरूप , राष्ट्रपति , डॉ . वकार अहमद , क्रमांक सं . 606 ( एसटी ) को आयुष मंत्रालय में 25.10.2022 ( पूर्वाह्न ) से 7 वें केंद्रीय वेतन 
आयोग के अनुसार संशोधित पे - मैट्रिक्स के पे - लेवल -10 ( 5400 रुपए के ग्रेड - पे के साथ 15,600-39,100 रुपए ( पीबी -3 ) के संशोधन - पूर्व वेतनमान ) 
में नियमों के तहत अनुमेय एनपीए और अन्य भत्तों सहित चिकित्सा अधिकारी / अनुसंधान अधिकारी ( यूनानी ) के पद पर नियुक्त करते हैं । 

अब्दुल सादिक खान , अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 

( कृषि और किसान कल्याण विभाग ) 


अब्दुल सादिक खान , अवर सचिव 


नई दिल्ली , दिनांक 21 नवम्बर 2022 

सं . A - 38013 / 5 / 2022 - E - II - कृषि और किसान कल्याण विभाग में श्री राकेश कुमार पाण्डेय , वरिष्ट सांख्यिकीय अधिकारी दिनांक 
30.11.2022 ( अपराह्न ) को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सरकारी सेवा से सेवामुक्त हो जाएंगे । 

यू.के.साह , अवर सचिव 


मत्स्यपालन , पशुपालन और डेयरी मंत्रालय 
( मत्स्यपालन विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 1 जुलाई 2022 

सं . 32013/1/2022 - प्रशा- 1 – राष्ट्रपति , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30/06/2022 के आदेश संख्या 5/11/2022 
सीएस . | ( यू ) के अनुसरण में , इस विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत केंद्रीय सचिवालय सेवा ( सीएसएस ) के श्री उमेश शंकर प्रसाद 
( जन्म तिथि 12.02.1982 ) को वर्ष 2021 के सीएसएस ग्रेड- I की चयन सूची में शामिल होने के परिणामस्वरूप दिनांक 30.06.2022 से अवर 
सचिव के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं । 


2. उपरोक्त नियुक्ति जरनैल सिंह बैच के मामलों और उपर्युक्त उल्लिखित दिनांक 30.6.22 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय 
ज्ञापन में उल्लिखित अन्य शर्तों के परिणाम के अधीन होगी । 


खाम खान सुआन , अवर सचिव 


भाग I– खण्ड 2 ] 


परमाणु ऊर्जा विभाग 
( परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र ) 

कोलकाता- 700064 , दिनांक 28 नवम्बर 2022 

सं . वी.ई.सी.सी. / नियुक्ति / 2021 / 1911 – भारत के राष्ट्रपति प्रसन्नतापूर्वक निम्नलिखित प्रशिक्षु वैज्ञानिक अधिकारियों को परिवर्ती उर्जा 
साइक्लोट्रॉन केन्द्र , परमाणु ऊर्जा विभाग , कोलकाता - 700064 में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में वैज्ञानिक अधिकारी ( सी ) के पद पर उनके नाम 
के संबंध में दर्शाई गयी तिथि से अगले आदेश निकलने तक अस्थायी रूप में नियुक्ति प्रदान करते हैं : 


क्र . सं . 


क्रम सं . 
1 . 


1 . 


2 . 


2 . 

3 . 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 10 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 


4 . 

5 . 

6 . 


नाम 

श्री विकास साहू 

श्री सौमेन पोद्दार 


कु . आकांक्षा अग्रवाल 

कुम . सौमिता चक्रबर्ती 

श्री अभिषेक दत्ता 

श्री शुभम त्रिपाठी 


1944 ) 


संचार मंत्रालय 

( दूरसंचार विभाग ) 


अधिकारी का नाम 
श्री नरेंद्र भारती 

श्रीमति एम रेवती 


नियुक्ति की तिथि 
01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 

01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 

01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 

01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 

01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 

01.11.2021 ( पूर्वाह्न ) 


नई दिल्ली -110001 , दिनांक 10 अक्तूबर 2022 

J 

सं . ए -32013 / 02 / 2022 - प्रशा . II— राष्ट्रपति ने श्री अमित गुलाटी , उप निदेशक ( वायरलेस मॉनिटरिंग ) , भारतीय रेडियो विनियामक 
सेवा ( आईआरआरएस ) , समूह ' क ' को दिनांक 28.09.2022 ( पूर्वाह्न ) से दूरसंचार विभाग में पे मैट्रिक्स के लेवल -13 ( 1,23,100 रुपए 
2,15,900 रुपए ) ( जेएजी स्केल ) में आईआरआरएस समूह ' क ' के वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त किया है । 

अरविंद कुमार झा , अवर सचिव 


1055 


दिनांक 9 नवम्बर 2022 

सं . ए -32013 / 01 / 2022- प्रशा . II - राष्ट्रपति , दूरसंचार विभाग में वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार ( जेएजी ) ( पे मैट्रिक्स का लेवल -13 ) के 
पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित भारतीय रेडियो नियामक सेवा ( आईआरआरएस ) समूह ' क ' के अधिकारियों को नीचे उनके नाम के सामने 
उल्लिखित पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित आधार पर संयुक्त बेतार सलाहकार / निदेशक ( डब्ल्यूएमओ ) ( एसएजी ) ( पे मैट्रिक्स का 
लेवल -14 ) के पद पर नियुक्त करते हैं : 


ए . बनर्जी , प्रशासनिक अधिकारी- III 


जिस पद पर पदोन्नत किया गया पदभार ग्रहण करने की तारीख 
निदेशक ( बेतार अनुश्रवण संघठन ) 01.11.2022 ( अपराह्न ) 

संयुक्त बेतार सलाहकार 

01.11.2022 ( अपराह्न ) 


अरविंद कुमार झा , अवर सचिव 


दिनांक 18 नवम्बर 2022 

सं . ए -32013 / 02 / 2022 - प्रशा . II - राष्ट्रपति , दूरसंचार विभाग में उप बेतार सलाहकार / उप निदेशक ( एसटीएस - एनएफएसजी ) 
( पे मैट्रिक्स का लेवल - 12 ) के पद पर कार्य कर रहे निम्नलिखित भारतीय रेडियो नियामक सेवा ( आईआरआरएस ) समूह ' क ' के अधिकारियों को 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 10 , 2022 ( अग्रहायण 19 , 1944 ) 

[ भाग I— खण्ड 2 

नीचे उनके नाम के सामने उल्लिखित पदभार ग्रहण करने की तारीख से नियमित आधार पर वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार / वरिष्ठ उप निदेशक 
( जेएजी ) ( पे मैट्रिक्स का लेवल -13 ) के पद पर नियुक्त करते हैं : 

— 

क्रम सं . 

अधिकारी का नाम 

जिस पद पर पदोन्नत किया गया 
वरिष्ठ उप बेतार सलाहकार 

1 . 

श्री पी एस एम त्रिपाठी 

श्री तरुण चौधरी 

वरिष्ठ उप निदेशक 


1056 


2 . 


रेल मंत्रालय 
( रेलवे बोर्ड ) 


पदभार ग्रहण करने की तारीख 
03.11.2022 ( पूर्वाहन ) 

02.11.2022 ( अपराह्न ) 


नई दिल्ली , दिनांक 9 नवंबर 2022 


J 


अरविंद कुमार झा , अवर सचिव , 


सं . ई ( ओ ) III - 2022 / आरएन / 10 —– श्री वी रामा मनोहर राव , भारतीय रेल सेवा लेखा अधिकारी ( जन्म तिथि : 29/08/1970 , 
डीआईटीएस : 07/09/1998 , लिएन : दक्षिण मध्य रेलवे ) का रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ( आर.सी.आई.एल. ) में स्थाई समाहन 
होने के परिणामस्वरूप , उन्होंने 27/10/2022 पूर्वाह्न से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है । 

आर . एन . सिंह , सचिव 


विद्युत मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 29 नवंबर 2022 

सं . 52/2022 . फा.सं.2-2017 / 2017 - प्रशा ।। – कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.11.2022 के का.ज्ञा . संख्या 20 / 6 / 2017 
ईओ ( एमएम- I ) के अनुसरण में , विद्युत मंत्रालय में विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ( श्री राज कुमार सिंह ) के निजी सचिव , श्री मनोज 
कुमार सिंह , भा.प्र.से. ( बिहार : 2009 ) की प्रतिनियुक्ति अवधि को , किसी मंत्री के स्टाफ में निजी सचिव / ओएसडी के रूप में अथवा मंत्री के साथ 
समसामयिक आधार पर कार्य करने की 5 वर्ष की ऊपरी सीमा में छूट देते हुए , दिनांक 19.12.2022 के बाद अर्थात् दिनांक 19.12.2023 तक 
एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने की अवधि समाप्त होने तक अथवा अगले आदेशों तक , 
जो भी सबसे पहले हो , आगे बढ़ाया जाता है । 

संजय कुमार , अवर सचिव 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 10 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 


1057 


New Delhi - 110001 , the 30th November 2022 

No. RS / 12 / 23 / 2022 / Estt . ( G ) -Consequent upon acceptance of his request for voluntary retirement , Dr. Sumanta 
Kumar Bhowmick , Additional Director ( Interpretation ) , stands retired from service under Rule 43 of the CCS ( Pension ) 
Rules , 2021 , with effect from the afternoon of 30th November , 2022 . 


SHASHI BHUSHAN , Director 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

New Delhi , the 2nd December 2022 

No. 23011 / 232 / 2022 - BPR & D— In partial modification of the Notification of the Government of India , Ministry of 
Home Affairs , No. 2301 / 98 / 2020 - BPR & D , dated 30th June , 2021 , published in the Gazette of India , Part - 1 , Sec . 2 for 
constitution of the Governing Body of the Rashtriya Raksha University ( RRU ) , Gujarat , and in exercise of the powers 
conferred by sub - sections ( 1 ) and 2 ( j ) of Section 13 of the Rashtriya Raksha University Act , 2020 ( 31 of 2020 ) , the Central 
Government appoints Shri Sriram Taranikanti , Additional Secretary and Financial Advisor ( Home ) , Ministry of Home 
Affairs , Government of India , New Delhi , as member of the Governing Body in place of Shri Rajit Punhani with immediate 
effect . 


W. HITLER , Under Secretary 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 
( DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING ) 

New Delhi , the 5th December 2022 

No. 39019 / 04 / 2020 - Estt ( B ) ( Pt.II ) —The President is pleased to appoint Mrs. Preeti Sudan as Member , Union Public 
Service Commission , with effect from the forenoon of 29th November , 2022 , for a period of six years or until she attains the 
age of 65 years , whichever is earlier . 


S.P. PANT , Director 


New Delhi , the 18th November 2022 

No. 13017 / 35 / 2022 - AIS - I I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Telangana and Uttar 
Pradesh , the Central Government hereby transfers Ms. Pratibha Singh , IAS ( TG : 2020 ) from Telangana cadre to Uttar Pradesh 
cadre on grounds of marriage to Mr. Aditya Langeh , IPS ( UP : 2016 ) . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


No. 13017 / 36 / 2022 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954 and with the concurrence of the State Governments of Assam , Meghalaya and 
the Ministry of Home Affairs , the Central Government hereby transfers Ms. Pallavi Sarkar , IAS ( AM : 2017 ) from Assam 
Meghalaya cadre to AGMUT cadre on grounds of marriage to Shri Suraj Singh , IFS ( AGMUT : 2017 ) . 

UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


The 21st November 2022 . 

No. 22012 / 24 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules 1954 , the Central Government hereby transfers Shri Tushar Singla , IAS ( WB : 2015 ) 
from West Bengal cadre to Bihar cadre on grounds of marriage to Ms. Navjot Simi , IPS ( BH : 2018 ) w.e.f. 01.11.2022 in 
compliance of the order dated 31.08.2022 of Ld . Central Administrative Tribunal , Principal Bench , New Delhi in OA 
No. 1487/2021 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


1058 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 10 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


No. 22012 / 35 / 2021 - AIS - I — In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian 
Administrative Service ( Cadre ) Rules 1954 , the Central Government hereby transfers Ms. Renu Sogan , IAS ( WB : 2019 ) from 
West Bengal cadre to Haryana cadre on grounds of marriage to Shri Hitesh Kumar Meena , IAS ( HY : 2019 ) w.e.f. 27.10.2022 
in compliance of the order dated 31.08.2022 of Ld . Central Administrative Tribunal , Principal Bench , New Delhi in OA 
No. 2061/2021 . 


UDAI BHAN SINGH , Under Secretary 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
[ OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL ( P ) ] 
New Delhi , the 6 December 2022 


No. DIII / 460 / CF - 25 / 2022 — The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Rudra Chatterjee as 
the Honorary Consul of the Republic of Rwanda in Kolkata with immediate effect . 


The consular jurisdiction of Mr. Rudra Chatterjee comprises the States of West Bengal , Assam , Arunachal Pradesh , 
Manipur , Meghalaya , Mizoram , Nagaland , Sikkim and Tripura with seat in Kolkata . 

SURESH KUMAR SHARMA , Deputy Chief of Protocol ( P ) 


MINISTRY OF FINANCE 
DEPARTMENT OF REVENUE 
New Delhi , the 1st December 2022 

No. 81 ( F.No.A.3801 1 / 1 / 2022 - Ad.I ) —Shri Tarun Bajaj , an officer of Indian Administrative Service ( IAS : 1988 ) 
posted as Revenue Secretary in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.11.2022 on attaining the 
age of superannuation . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


No. 82 ( F.No.A.38014 / 14 / 2022 - Ad.I ) —Shri Manjeet Kumar Vijh , an officer of the Central Secretariat Services 
posted as Section Officer in the Department of Revenue retired from Government Service on 30.11.2022 ( AN ) on attaining 
the age of superannuation . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


No. 83 ( F.No.A.19011 / 15 / 2022 - Ad.I ) -The President of India is pleased to appoint Shri Sanjay Malhotra , 
IAS ( RJ : 1990 ) as Secretary , Department of Revenue , Ministry of Finance with effect from 01.12.2022 ( FN ) and until further 
orders , whichever is earlier . 


SANDEEP GAHLOT , Under Secretary 


MINISTRY OF COAL 

New Delhi , the 6th December 2022 

No. A - 19 / 4 / 2018 - Establishment . The President is pleased to appoint Ms. Vismita Tej , IRS ( IT - 90 ) , as Additional 
Secretary in Ministry of Coal with effect from 28th November , 2022 ( F / N ) , until further orders . 

KISHORE KUMAR , Under Secretary 


MINISTRY OF MICRO , SMALL & MEDIUM ENTERPRISES 
New Delhi , the 30th November 2022 

No. A - 12031 / 2 / 2022 - KVI ( 2 ) .— The President is pleased to appoint Shri Vinit Kumar , IRSEE ( 1994 ) as Chief 
Executive Officer in the Khadi and Village Industries Commission , Mumbai with Pay Level 14 ( Rs . 1,44,200 – 2,18,200 / - ) 
with effect from the forenoon of 21st November , 2022 , for a combined tenure of seven years up to 08.10.2024 or until further 
orders , whichever is earlier . 


VIPUL GOEL , Joint Secretary 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 10 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 


1059 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST & CLIMATE CHANGE 
New Delhi , the 28th October 2022 

No. 17016 / 8 / 2022 - IFS - I — In exercise of the power conferred by sub - rule ( 2 ) of Rule 5 of the Indian Forest Service 
( Cadre ) Rules , 1966 , the Central Government with the concurrence of the Government of Telangana and Government of 
Kerala , hereby , transfer , Shri Dinesh Kumar G , IFS ( TG : 2019 ) an officer belonging to 2019 batch of Indian Forest 
Service from Telangana to Kerala cadre with immediate effect , on marriage grounds . 


J.S. KANTH , Under Secretary 


MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 
New Delhi - 110011 , the 30th November 2022 

No. A.12025 / 09 / 2021 - CHS.III The President is pleased to appoint Dr. Shweta Gupta to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Tuberculosis & Chest Diseases in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , 
on probation , with effect from the forenoon of 28.12.2021 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


No. A.12025 / 23 / 2021 - CHS.III - The President is pleased to appoint Dr. Rashmi Verma to the post of Assistant 
Professor in the specialty of Biochemistry in the Teaching Specialist Sub - cadre of Central Health Service , on probation , with 
effect from the forenoon of 06.01.2022 and until further orders . 


VIVEK NARAYAN , Under Secretary 


MINISTRY OF AYUSH 

New Delhi , the 21st November 2022 

No. A - 19011 / 19 / 2020 - E - II — In pursuance of Department of Personnel and Training ( DoPT ) ' s Order No. 3 / 11 / 2022 
CS.I ( D ) dated 7th November 2022 , Smt . Vijayalakshmi Bharadwaj ( CSLNo.6291 ) is appointed as Director ( Senior Selection 
Grade ) in the pay Matrix Level 13 ( Rs . 1,23,100-2,15,900 / - ) of Select List of Central Secretariat Service for the year 2022 in 
the Ministry of Ayush with effect from the forenoon of 7th November , 2022 . 


2. The inclusion of Smt . Vijayalakshmi Bharadwaj in SSGSL 2022 will remain subject to further orders of the Hon'ble 
Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 629 of 2022 arising out of SLP ( C ) No. 30621/2011 titled Shri Jarnail Singh 
& Ors . V. Lachhmi Narain Gupta & Ors . and other connected matters . 


ABDUL SADIQ KHAN , Under Secretary 


The 22nd November 2022 

No. A - 12025 / 3 / 2022 - E - I - Consequent upon the recommendations of UPSC vide letter No.F.1 / 152 ( 72 ) /2019-R.I 
dated 10.02.2022 , the President is pleased to appoint Dr. Waqar Ahmed , Roll No. 606 ( ST ) to the post of Medical Officer / 
Research Officer ( Unani ) with effect from 25.10.2022 ( FN ) in the Pay Level - 10 of the revised pay matrix as per 7th CPC 
( pre - revised pay scale of Rs . 15600-39100 / - ( PB - 3 ) with Grade pay of Rs . 5400 ) plus NPA and other allowances as 
admissible under rules in the Ministry of Ayush . 


ABDUL SADIQ KHAN , Under Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE & FARMERS WELFARE ) 
New Delhi , the 21st November 2022 


No. A - 38013 / 5 / 2022 - E.II— Shri Rakesh Kumar Pandey , Senior Statistical Officer in the Department of Agriculture 
& Farmers Welfare will stand retired from Government service w.e.f. 30.11.2022 ( A / N ) on attaining the age of 
superannuation . 


UK SAH , Under Secretary 


1060 


MINISTRY OF FISHERIES , ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING 
( DEPARTMENT OF FISHERIES ) 

New Delhi , the 1st July 2022 

No. 32013 / 1 / 2022 - Admn I — In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No.5 / 11 / 2022 - CS - I ( U ) 
dated 30.06.2022 , the President is pleased to appoint Shri Umesh Shankar Prasad ( D.o.B : 12.02.1982 ) of Central Secretariat 
Service ( CSS ) working as Section Officer in this Department as Under Secretary on regular basis w.e.f 30.06.2022 , 
consequent upon his inclusion in the Select List of Grade - I of CSS for the year 2021 . 


2. The above appointment is subject to the outcome of the Jarnail Singh batch of cases and other conditions as 
mentioned in above mentioned DOPT OM dated 30.06.2022 . 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 10 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
( VARIABLE ENERGY CYCLOTRON CENTRE ) 

Kolkata - 700064 , the 28th November 2022 

No. VECC / Appointment / 2021 / 1911 - The President is pleased to appoint the undermentioned Trainee Scientific 
Officers to the post of Scientific Officer ( C ) in Level 10 in the Pay Matrix in Variable Energy Cyclotron Centre , Department 
of Atomic Energy , Kolkata – 700 064 , with effect the date mentioned against their names in temporary capacity until further 
orders : 


SI 
. 


Sr. 

No. 

1 . 


1 . 

2 . 

3 . 

4 . 

5 . 

6 . 


2 . 


Name 

Shri Vikash Sahoo 

Shri Soumen Podder 

Kum . Akanksha Agrawal 

Kum . Soumita Chakraborty 

Shri Abhishek Dutta 

Shri Shubham Tripathi 


[ PART I - SEC . 2 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
( DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS ) 

New Delhi - 110001 , the 10th October 2022 

No. A.32013 / 02 / 2022 - Admn.II The President is pleased to appoint Sh . Amit Gulati , Deputy Director ( Wireless 
Monitoring ) , Indian Radio Regulatory Service ( IRRS ) , Group ‘ A ’ to the post of Senior Deputy Wireless Adviser of IRRS 
Group ' A ' in Department of Telecommunications in the Level- 13 of pay matrix ( Rs . 1,23,100-2,15,900 / - ) ( JAG Scale ) on 
regular basis with effect from 28.09.2022 ( forenoon ) 


Sh . Narendra Bharti 


KHAM KHAN SUAN , Under Secretary 


The 9th November 2022 

No. A- 32013 / 01 / 2022 - Admn.II — The President is pleased to appoint the following Indian Radio Regulatory Service 
( IRRS ) Group ' A ' officers working as Senior Deputy Wireless Adviser ( JAG ) ( Level - 13 of Pay Matrix ) under Department of 
Telecommunications to the post of Joint Wireless Adviser / Director ( WMO ) ( SAG ) ( Level - 14 of Pay Matrix ) on regular basis 
from the date of assumption of charge of the post as mentioned against their names : — 

Name of the officer 

Post to which promoted 


Smt . M. Revathi 


Director ( Wireless Monitoring 
Organization ) 

Joint Wireless Adviser 


Date of appointment 

01.11.2021 ( FN ) 

01.11.2021 ( FN ) 

01.11.2021 ( FN ) 

01.11.2021 ( FN ) 

01.11.2021 ( FN ) 

01.11.2021 ( FN ) 

A. BANERJEE , Administrative Officer - III 


ARVIND KUMAR JHA , Under Secretary 


Date of assumption of the charge 
of the post 

01.11.2022 ( A / N ) 


01.11.2022 ( A / N ) 

ARVIND KUMAR JHA , Under Secretary 


PART I SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 10 , 2022 ( AGRAHAYANA 19 , 1944 ) 


Sr. 
No. 

1 . 

2 . 


The 18th November 2022 

No. A- 32013 / 02 / 2022 - Admn.II The President is pleased to appoint the following Indian Radio Regulatory 
Service ( IRRS ) Group ' A ' officers working as Deputy Wireless Adviser / Deputy Director ( STS - NFSG ) ( Level - 12 of Pay 
Matrix ) under Department of Telecommunications to the post of Senior Deputy Wireless Adviser / Senior Deputy Director 
( JAG ) ( Level - 13 of Pay Matrix ) on regular basis from the date of assumption of charge of the post as mentioned against 
their names : 


Name of the officer 


Sh . P S M Tripathi 

Sh . Tarun Choudhary 


Post to which promoted 


Senior Deputy Wireless Adviser 
Senior Deputy Director 


1061 


MINISTRY OF RAILWAYS 
( RAILWAY BOARD ) 


Date of assumption of the charge 
of the post 


03.11.2022 ( F / N ) 

02.11.2022 ( A / N ) 

ARVIND KUMAR JHA , Under Secretary 


New Delhi , 9th November 2022 

No. E ( O ) III - 2022 / RN / 10 — Consequent upon his permanent absorption in RailTel Corporation of India Limited 
( RCIL ) , Shri V Rama Manohara Rao , an Officer of the Indian Railway Accounts Service ( DOB - 29.08.1970 , DITS 
07.09.1998 , Lien : South Central Railway ) has resigned from Railway service with effect from 27.10.2022 ( FN ) . 

R. N SINGH , Secretary ) 


MINISTRY OF POWER 

New Delhi , the 29th November 2022 . 

No. 52 / 2022.F.No.2-20 / 7 / 2017 - Adm.II. - In pursuance of DoPT OM No. 20 / 6 / 2017 - EO ( MM - I ) Dated 
24.11.2022 , the deputation tenure of Shri Manoj Kumar Singh , IAS ( BH : 2009 ) , Private Secretary to the Minister for Power 
and New and Renewable Energy ( Shri Raj Kumar Singh ) in the M / o Power , is extended for a period of one year beyond 
19.12.2022 i.e. upto 19.12.2023 , in relaxation of upper limit of 5 years of working as PS / OSD in a Minister's staff or on co 
terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders , 
whichever is the earliest . 


SANJAY KUMAR , Under Secretary 


महाप्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली- 110054 द्वारा ई- प्रकाशित 

UPLOADED BY THE GENERAL MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 


JAGANATHAN Digially signed by 
IAGANATHAN ANANTHA 
ANANTHA KUMAR 
KUMAR 


Daw.2022.12.101130.07 


06'30 ' 


